. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
20 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 296 राँची, मंगलवार , 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


. . . . . . . . . . . 


अधिसूचना 
16 मार्च 2018 


संख्याः - 03नि0 / न0 - 03 / 2018 : 426 – झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 556 एवं 
झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली , 2012 के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए सामान्य प्रेक्षकों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना संख्या-381 दिनांक 13 मार्च 2018 निर्गत किया 


गया । 


पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या- 381 दिनांक 13 मार्च 2018 द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित कॉलम 2 में 
अंकित पदाधिकारियों के स्थान पर कॉलम 3 में अंकित पदाधिकारियों को कॉलम 4 में अंकित नगरपालिका में 
नगरपालिका आम / उप निर्वाचन , 2018 के सफल संचालन हेतु सामान्य प्रेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु तात्कालिक 
प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया जाता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 20 मार्च, 2018 
| कमांक पूर्व में नियुक्त किए गए प्रेक्षकों । प्रतिस्थानी पदाधिकारी 

मण्डल का नाम 
का नाम एवं कोड 


2 


| श्री चितरंजन कुमार , 


डॉ संजय सिंह 


हजारीबाग नगर निगम 


G - 04 / 2018 / GE( M ) 


G -47/ 2018/ GE( M) 
श्री प्रताप चन्द्र किंचीगिया 


देवघर नगर निगम 


G -48/ 2018/ GE ( M) 


श्री विजय कुमार मुंजनी 
G-10 /2018/ GE ( M) 
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह 
G-12/ 2018 / GE( M) 
श्री संजय कुमार प्रसाद 


श्री मनोज कुमार 


साहेबगंज नगर परिषद् ( वर्ग - ख ) 


G- 49/ 2018 / GE( M ) 


श्री अवध नारायण प्रसाद 


दुमका नगर परिषद् (वर्ग - ख ) 


G - 13 / 2018 / GE ( M ) 


G -50 / 2018/ GE( M ) 


श्री दिनेश प्रसाद 


श्री भगवान झा 


लोहरदगा नगर परिषद् ( वर्ग - ख ) 


G- 16 /2018 /GE( M) 


G-51/ 2018/ GE( M ) 


| श्री अजीत शंकर 


श्री परमेश्वर भगत 


चतरा नगर परिषद् (वर्ग - ख ) 


G-17/2018/ GE( M ) 


G- 42 / 2018 / GE( M) 


| श्री रवि शंकर, 


श्री विजय कुमार मुंजनी 


सिमडेगा नगर परिषद् (वर्ग - ख ) 


G- 18 / 2018/ GE ( M) 


G - 10 / 2018/ GE ( M) 


श्री गणेश कुमार, 


श्री आलोक कुमार 


कपाली नगर परिषद् (वर्ग- ख) 


G - 20 /2018 / GE ( M ) 


G-52 /2018/ GE ( M) 


9 


श्री चन्द्रमोहन कश्यप, 


श्री लालचन्द डाडेल 


छतरपुर नगर पंचायत एवं विश्रामपुर 

नगर परिषद् ( वर्ग - ख), 


G - 23 / 2018 / GE( M ) 


G - 37 / 2018/ GE( M ) 


वार्ड सं0 - 04 ( उप निर्वाचन ) 


10 | श्री चन्द्र कुमार सिंह 


श्री राजेश कुमार बरवार 


नगर उंटारी नगर पंचायत 


G-29 /2018/ GE ( M ) 


G -53/ 2018/ GE ( M) 


11 


| श्री बाल कृष्ण मुण्डा 


श्री विद्यानन्द शर्मा पंकज 


बासुकीनाथ नगर पंचायत 


G- 36 / 2018 / GE( M ) 


G -54/ 2018/ GE( M ) 


श्री लालचन्द डाडेल 


श्री निरंजन कुमार 


पाकुड़ नगर परिषद् (वर्ग - ख ) 


G-37 / 2018 / GE( M ) 


G - 55 / 2018/ GE ( M ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 20 मार्च, 2018 


2. एतद् द्वारा पूर्व की अधिसूचना संख्या - 381 दिनांक 13 मार्च 2018 के क्रमांक 04 ( श्री चितरंजन कुमार, अपर 
सचिव, म0बा0वि0 एवं सा0सु0विभाग), 12 ( श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं 
परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची ), 16 ( श्री दिनेश प्रसाद , संयुक्त सचिव , वन पर्यावरण एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची ), 17 ( श्री अजीत शंकर अधिसूचित संयुक्त सचिव , कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता 
विभाग, झारखण्ड, राँची), 18 ( श्री रवि शंकर, संयुक्त सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची), 20 
( श्री गणेश कुमार, संयुक्त सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची), 23 ( श्री चन्द्रमोहन कश्यप 
सम्प्रति अधिसूचित उप विकास आयुक्त, गढ़वा), 29 ( श्री चन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, 
राँची ), 36 ( श्री बाल कृष्ण मुण्डा संयुक्त सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची ), 43 ( श्री 
विनोद कुमार चौधरी संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची ) को सामान्य प्रेक्षक के कार्य से विमुक्त 
किया जाता है । 

प्रेक्षक के कार्य से विमुक्त किए गए पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि प्रेक्षक के कार्य के लिए 
प्रदत्त सभी सामग्री यथा बैग / किट / मेटल सील आयोग को अविलम्ब वापस कर दिया जाए । 
3. कॉलम 3 में अंकित सभी पदाधिकारी ( श्री विजय कुमार मुजनी एवं श्री लालचन्द डाडेल को छोड़कर ) हेतु 

आयोग कार्यालय के सभागार में दिनांक 17 मार्च 2018 को अपराह्न 4: 00 बजे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आहुत 
की गई है । 

अनुरोध है कि उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्धारित स्थान , तिथि एवं समय पर अपने बैंक खाता नम्बर 
(IFS Code सहित), दो पासपोर्ट साईज का फोटो, आधार कार्ड / पैन कार्ड की छायाप्रति सहित अपनी 

उपस्थिति सुनिश्चित करने की कृपा की जाए । 
4. सामान्य प्रेक्षक के रूप में नियुक्त पदाधिकारी अपने पैतृक कार्यालय से यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता का भुगतान 
प्राप्त करेंगे । 


5. 


सामान्य प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए पदाधिकारी, प्रतिनियुक्त अवधि में , राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड, राँची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करेंगे । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से, 


ह० / -( अस्पष्ट ), 


सचिव, 


राज्य निर्वाचन आयोग, 
झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, रॉची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 296 -- 50 


